गढ़शा 


शासन 


छत्तीसग 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते । 


-- 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 614 ] 


रायपुर, सोमवार , दिनांक 23 सितम्बर 2019 - आश्विन 1, शक 1941 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 7 - 7 / 2004 / 12. - खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( क्र . 67 सन् 
1957 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ गौण खनिज 
साधारण रेत ( उत्खनन एवं व्यवसाय ) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में : 


1. 


नियम 2 में , उप - नियम (1) में , खण्ड (ग) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 
"(ग) " अधिमानी बोलीदार " से अभिप्रेत है नियम 6 के उप -नियम (4) के खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट बोलीदार " 


नियम 3 में , उप -नियम ( 5) में , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


"(5) अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार ) अधिनियम , 1996 (क्र . 40 सन् 1996 ) 

का पालन किया जायेगा । " 


नियम 5 में , उप -नियम ( 2 ) के पश्चात् , निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


4. 


"(3 ) अधिमानी बोलीदार घोषित किये जाने के पश्चात्, अधिमानी बोलीदार को छोड़कर, अन्य समस्त बोलीदारों 

की बोली प्रतिभूति वापस किया जायेगा । अधिमानी बोलीदार द्वारा जमा बोली प्रतिभूति , कार्यपालन 

प्रतिभूति जमा किये जाने पर वापस किया जायेगा । " 
नियम 6 में उप - नियम (1) में , खण्ड (क) में , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 
"( क ) बोलीकर्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिये , जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो या 

कंपनी / फर्म / सोसायटी / सहकारी सोसायटी होने पर, संबंधित अधिनियमों / नियमों के अधीन पंजीकृत 
हो , और अन्यथा इन नियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करते हों । 


१ . परन्तु यदि बोलीदार एक कंपनी / फर्म / सोसायटी / सहकारी सोसायटी हो तो कम से कम तीन 
चौथाई अंशधारिता, ऐसी कंपनी / फर्म / सोसायटी / सहकारी सोसायटी के धारक के पास होनी चाहिये, जो 
छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो । " 


1227 


1228 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2019 


नियम 9 में, उप -नियम (1) में , खण्ड ( ज ) में , शब्द " अर्हित व्यक्ति " के स्थान पर, शब्द "मान्य योग्य व्यक्ति " 
प्रतिस्थापित किया जाये । 


नियम 9 में , उप -नियम (1) में , खण्ड ( ध ) में , शब्द " पन्द्रहवें दिवस को " के स्थान पर, शब्द " दसवें दिन " 
प्रतिस्थापित किया जाये । 


नियम 9 में , उप - नियम (1 ) में , खण्ड (र) में , शब्द " आदेशों " के पश्चात, शब्द "नियमों एवं निर्देशों " अंतःस्थापित 
किया जाये । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अन्बलगन पी ., विशेष सचिव , 


अटल नगर, दिनांक 20 सितम्बर 2019 


शुद्धि - पत्र 


क्रमांक एफ 7 - 7 / 2004 / 12. - छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण ) दिनाँक 16 अगस्त, 2019 में यथा प्रकाशित 
छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत ( उत्खनन एवं व्यवसाय ) नियम , 2019 में संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक एफ 
7 - 7 / 2004 / 12, के हिन्दी पाठ में : 


पृष्ठ क्र . 1016 ( 4) में , नियम 9 के शीर्षक " गौण खनिज साधारण रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय हेतु सामान्य 
निबंधन एवं शर्ते. - " के पश्चात् तथा शब्द " प्रत्येक उत्खनन पट्टा" के पूर्व, कोष्टक एवं अंक "(1) " पढ़ा 
जाए । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अन्बलगन पी ., विशेष सचिव. 


ORTIE 1543 , faglich 23 fiatok 2019 


1228 ( 1 ) 


Atal Nagar ,the 20th September 2019 


NOTIFICATION 


No. F 7 - 7 /2004 /12 . — In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals 
(Development and Regulation ) Act , 1957 (No. 67 of 1957 ), the State Government, hereby , makes the following 
further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Ordinary Sand ( Quarrying and Trade ) Rules, 2019 , 
namely : 


AMENDMENT 


In the said Rules 


1 . 


In rule 2 , in sub -rule (1 ), in clause (c ), the following shall be substituted , namely : 


" (c) 


" Preferred Bidder" "means the bidder specified in clause ( iii) of sub - rule (4 ) of rule 6 ." 


In rule 3, in sub -rule (5 ), the following shall be substituted , namely : 


" (5 ) 


In scheduled area s, the provision of the Panchayats (extension of the scheduled areas ) Act, 
1996 (No. 40 of 1996 ) shall be followed ." 


3 . 


In rule 5, after sub -rule (2), the following shall be inserted , namely : 


"(3 ) 


After the declaration of Preferred Bidder, Bid securities of all other bidders except the 
preferred bidder , shall be returned . The bid security deposited by the preferred bidder shall be 
returned on submission of the performance security ." 


4 . 


In rule 6 , in sub - rule (1), in clause (a ), the following shall be substituted , namely : 


" (a ) 


the bidder shall be a person who is domicile of Chhattisgarh , or a company / firm /society / 
cooperative society duly registered under the relevant act/rules and otherwise satisfy all the 
conditions specified in these rules. 


provided that, if the bidder is a company/ firm / society /cooperative society, minimum three 
fourth of the shareholding of such company / firm / society / cooperative society , shall be possessed by the 
holder , who are domicile of Chhattisgarh " . 


In rule 9, in sub -rule ( 1), in clause (h ), for the words “ Qualified Person ” , the words “ Recognized 
Qualified Person ” shall be substituted . 


In rule 9, in sub - rule (1), in clause (s), for the words “ fifth day” , the words “ tenth day" shall be 
substituted . 


In rule 9, in sub -rule (1 ), in clause (v ), after the words “ orders ” , the words “ rules and instruction ” shall 
be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

ANBALAGAN P ., Special Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


